. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 अग्रहायण, 1939 ( श०) 
संख्या- 924 राँची , गुरुवार, 

30 नवम्बर, 2017 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
10 अक्टूबर , 2014 


विषय:- जन वितरण प्रणाली की दूकान को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति आवंटित करने के 

संबंध में । 


संख्या - खा . आ . 05 (ज .वि. प्र.)-02/ 2013 - 3135 -- विभिन्न स्तरों से उठाई जा रही माँगो , 
अनुशंसाओं एवं उपायुक्तों से प्राप्त मंतव्यों पर सरकार के द्वारा समीक्षा के पश्चात् जन वितरण 
प्रणाली दुकानदारों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति कुछ 
शर्तों के आधार पर निर्गत करने का निर्णय संकल्प संख्या 1380 दिनांक 13 मई , 2014 द्वारा 
लिया गया था । 


2. विभागीय संकल्प संख्या 1380, दिनांक 13 मई , 2014 की कंडिका -02 की उप कंडिका 
VI एवं VII में संशोधन करते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा मुख्यालय में अग्रसारित करने 
के प्रावधान को शिथिल करते हुए निम्नवत् किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 30 नवम्बर , 2017 


यदि आश्रित आवेदक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दूकान की 
अनुज्ञप्ति आवंटित करने का अनुरोध किया जाता है तो 30 दिनों के अंदर संबंधित अनुज्ञापन 
पदाधिकारी यथाय अनुमंडल पदाधिकारी/ अपर समाहर्ता ( आपूर्ति )/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी 
आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, चरित्र 
प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र ( अन्य आश्रितों का ), शपथ पत्र, वंशावली, आवास प्रमाण पत्र , स्थल 
प्रमाण पत्र आदि की जाँच कर , सही पाये जाने पर, अनुज्ञप्ति प्रदान करेंगे । 


इस हेतु आवेदन पर विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । 


3. 


उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ . प्रदीप कुमार, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 924- 50 


